रजिस्ट्री सं . डी . एल . - 33004/ 93 


REGD. NO. D . L .- 33004 / 93 


Sare 


V 


Sattadu 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग - 1 
PART I - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 98 ] 
No . 98 ) 


नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 27, 1993/ज्येष्ठ 6, 1915 
NEW DELHI, THURSDAY , MAY 27, 1993/ JYAISTHA 6 , 1915 


- 


- 


Pr - 


इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या दो भाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be field as a 

separate compilation 


वाणिज्य मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 27 मई , 1993 


विषय : अर्जेन्टाइना गणराज्य , ब्राजील , मैक्सिको, कोरिया गणराज्य और संयुक्त राज्य अमरीका 

में पाली विनायल क्लोराइड रेजिन के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच 
पड़ताल - - प्रारम्भिक जांच परिणाम - अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क की वैधता 

बढ़ाना । 
सं . 14/ 9/ 92-टीपीडी. - - उपर्यक्त विषय पर इस मंत्रालय की दिनांक 18 जनवरी, 
1993 की समसंख्यक अधिसूचना का अवलोकन करें । 


1197 GI / 93 


( 1 ) 


2 


THE GAZETIF OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - Sr.c . I ] 


- LM 


2. प्रारम्भिक जांच पड़ताल में यह सिफारिश की गई थी कि अर्जेन्टाइना, ब्राजील , 
मैक्सिको , कोरिया गणराज्य और यू . एस . ए . से होने वाले आयात पर ऊपर उल्लिखित 
जांच परिणामों में दी गई दरों से चार महीनों की अवधि के लिए अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क 
लगाया जाए । इस मामले में , तथ्यों के परीक्षण का कार्य अभी पूरा नहीं हया है । पदनामित 
प्राधिकारी ने अनन्तिम शुल्क की वैधता को और दो महीनों की अतिरिक्त अवधि के लिए, 
बढ़ाए जाने के प्रस्ताव के इरादे की जानकारी संबंधित निर्यातकों को दे दी है । किसी निर्यातक 
से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । 

___ 3. अत: पदनामित प्राधिकारी की यह सिफारिश है कि अनन्तिम पाटनरोधी शुल्क 
को जैसा कि प्रारम्भिक जांच परिणामों में सिफारिश की गई है , 1 जून , 1993 से और दो 
माह की अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए । इस अवधि में पॉली विनायल क्लोराइड रेजिन के 
आयात से संबंधित पाटनरोधी जांच पड़ताल के अन्तिम जांच परिणामों को अन्तिम रूप देकर 
अधिसूचित कर दिया जाएगा । 


या . वे . रेड्डी , पदनामित प्राधिकारी और अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th May, 11993 
Subject : -- Anti -dumping Investigation concerning import of Poly Vinyl Chlýride 

Resin originating from the Republic of Argentina, Brazil , Mexico , 
Republic of Korea and the United States of America -- Preliminary 

findings - Extension of validity of provisional anti- dumping duty . 
No. 14/ 9192- TPD. - Attention is invited to this Ministry s Notification of 
even number dated 18th January , 1993 on the above subject. 


2 . In the preliminary findings, imposition of provisional anti- dumping duty 
for a period of four months on imports originating from Argentina, Brazil , 
Mexico, Republic of Korea and the USA at the rates indicated in the above 
mentioned findings was recommended . The examination of the facts in the case 
has not yet been completed . The Designated Authority has informed the exporters 
known to be concerned of the intention to propose as entension of the validity of 
the provisional duty for an additional period of two months. No objection has 
been received from any exporter . 


3 . The Designated Authority , therefore , recommends that the provisicnal 
anti-dumping duty, as recommended in the preliminary findings, may be extended 


( HT 1- -TE 1 


भारत का राजपन्न : असाधारण 


3 


for a period of two months beyond 1st June , 1993 during which period the Anal 
findings in the anti -dumping investigation concerning import of Poly Vinyl 
Chloride Resin will be finalised and notified . 

Y . V . REDDY , Designated Authority and 

Addl. Sccy . 


I 


MEL 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delbi-110054 , 1993 


